688 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 3, 1977 ( VYSK . 13, 1899 SAKA) 


[ PART , 


HOUSING DEPARTMENT 


The 20th April, 1977 


No. 2063-1HG- 77 /12317. - Jn exercise of the powers conferred by Clause ( g ) of section 2 of 
the Haryana Housing Board Act, 1971 , and all other powers enabling him in this behalf, and in 
supersession of Haryana Government notification Nos. 988-1HG -73 / 17185 , dated the 28th May , 1973 , 
1697-1HG - 75 / 15012 , dated 20th May , 1975 and 1973-1HG- 76 / 17829 , dated 31st May , 1976 , the Governor 
of Haryana hereby authorises the persons mentioned in column 2 of the Schedule given below to 
perform the functions of the competent authority under Chapter VI for the areas specified against 
each in column 3 thereof; 


- 


SCHEDULE 


Persons 


Areas 


Serial 
Number 


1 


2 


3 


- 


Estate Manager, 
Housing Board , 
Haryana, Sector 22, Faridabad 


Housing Board Colonies in Sectors 22 

and 23, Faridabad . 


2 


Estate Manager , 
Housing Board , 
Haryana, .Sector 7 , Faridabad 


Housing Board Colonies in Sectors 7 

and 28, Faridabad and Gurgaon. 


3 


Estate Manager, 

Housing Board , Haryana , 
Karnal 


Housing Board Colonies at 

Karnal and Sonepat 


Panipat ,. 


4 


Housing Board Colonies at Ambala , 

Panchkula and Yamunanagar 


Estate Manager , 
Housing Board , 
Haryana , Ambala 
Estate Manager , 

Housing Board , 
Haryana , Jind 


5 


Housing Board Colonies at Jind , 

Bhiwani, Rohtak and Kurukshetra 


B. S. OJHA, Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 12 अप्रैल, 1977 


श्रमांक 45 8 -ज ( I).77/ 9370.--पूर्वी(पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 11 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सोंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री लवछु राम, पुन श्री भूरे राम , गांव गोपालवास, तहसील दादरी , जिला 
भिवानी को ! रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागोर सनद में दो गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान 


. 


करते हैं । 


. 


ऋमांक 4 56-ज ( I )-77/9378.-- श्री धड़सी राय, पुत्र श्री भीम सिंह, गांव दगड़ौली , तहसील दादरी , जिला 
भिवानी , को दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि 

श्री धड़सी राय को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक को जागीर , जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1889-ज( I ) 
74/29166, 

दिनांक 2 सितम्बर , 1973 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमती माड़ी देवी के नाम 
खरीफ , 1976 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तवदील की जाती है । 


